PART I] 


HARYANA GOVT. GAZ , NOV. 22 , 2005 (AGHN . I, 1927 SAKA ) 


895 


-PREn - Mom 


उद्योग विभाग 


आदेश 


दिनांक 10 नवम्बर , 2005 


संख्या 49/ 13/ 2004-1 आई० बी ० 1.-- राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम, 65) की धारा 325 के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी की गई सभी पूर्व अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में हरियाणा के राज्यपाल , 
इसके द्वारा, प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा वित्तीय निगन को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं । 


पी ० के ० चौधरी, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

उद्योग विभाग । 


INDUSTRIES DEPARTMENT 


Order 


The 10th November , 2005 


No. 49 / 13 /2004-1JBI.-- Ir. exercise of the powers conferred by Section 32 (G ) of the State Financial 
Corporations Act, 1951 (Act63 of 1951 ) and in supersession of all notifications issued in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby specifies the Managing Director, Haryana Financial Corporation to be the authority for the purposes 
of the said Section . 


P. K. CHAUDHERY , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Industries Department. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 21 अक्तूबर , 2005 


. 


क्रमांक 9178/ 223/1- L .-- चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि नचेनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
नाम खरमाण लिंक ड्रेन जो कि बुर्जी नं० 0 से 6303 तक होनी है और जिसकी आलट - फालिंग माण्डोठी डाबोदा लिंक ड्रेन की बुर्जी 
नं 0 11266 दायें तरफ है जोकि गांव महेन्दीपुर , सिलोठी व खरमाण से जिसकी तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर से गुजरती है के निर्माण के 
लिए जरुरत है यह एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । जिसकी अधिसूचना 
सैक्शन -4 , के अन्तर्गत हरियाणा सरकार , सिंचाई विभाग, अधिसूचना संख्या 6664/223/1 -एल, दिनांक 4 अगस्त, 2005 के अन्तर्गत जारी की 
जा चुकी है । 

इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित स्थान कि भूमि को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए अर्जित किए जाने की संभावना है । 
यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के तहत सभी संबंधित जानकारी के लिए की जाती है । 

उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , इस उपक्रम में इस समय लगे लोक निर्माण विभाग , 
सिंचाई विभाग, हरियाणा के अधिकारियों को इनके नौकरों और कामगारों सहित इस स्थान की भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस 
धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी कार्य करने के लिए इसके द्वारा अधिकृत करते हैं । 

आगे, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल सन्तुष्ट है कि उक्त कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है, जो उक्त अधिनियम की उप धारा सी 
के खण्ड 2 के औसत समय के भीतर तत्कालिक महत्व का है और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा की उप धारा 2 
के 

अनुबन्ध इस प्रकार लागू होते हैं । इसके द्वारा उक्त अधिनियम की उक्त धारा 17 की उपधारा 4 के तहत निर्देश दिया जाता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5- ए के उपबन्ध इस अर्जन के संबंध में लागू नहीं होते । 


ब 


896 


HARYANA GOVT . GAZ., NOV . 22 , 2005 ( AGHN. 1 , 1927 SAKA) 


[ PART I 


भूमि नक्शे को जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, झज्जर तथा कार्यकारी अभियन्ता, सांपला जल सेवाएं मंडल , 
रोहतक के कार्यालय में देखा जा सकता है । 

विशिष्टियां 


क्र ० स ० जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्र 


मुरब्बा/ किला नं ० व दिशा 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


एक भूमि की पट्टी जोकि 6300 फुट लम्बाई 
व चौड़ाई में परिवर्तनीय है और सामान्य रूप से 
पश्चिम से पूर्वदिशा स्थित है । 


1 , 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


महेन्दीपुर 


50 


0.09 


31 


1/1 , 1/2 , 2/2 , 2/1 


2 . 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


सिलौठी 


54 


5.08 


44 


1 


.45 


1 , 2 , 3/ 1,3/ 2 , 4 , 5,9, 10, 11 


46 


17, 13, 14/1 , 14/2, 15 , 18, 19, 


20 


47 


16, 17 , 21 , 22 , 23 , 24 


48 


25 


50 


2, 3, 4 , 5 


51 


1. 2. 3 , 4/1, 4/2, 5 


52 


1 


3 . 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


खरमाण 


55 


0.17 


58 1/1, 2 
गैर मु ० 

नं ० 175 


कुल : 3.34 एकड़ 


om 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


( हस्ता.)..., 


अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, रोहतक | 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 21st October, 2005 


No. 9178/22:3/1 - L .-- Whereas, it appears to the Governor of Haryana , that land specified below is 
needed by the Government at the Government expenses, for a public purpose, namely, for constructing of Kherman 
Link Drain from RD 0-6300 out falling at RD 11266 -R , Mandothi- Daboda Link Drain in Village Mahndipur, Silothi 
and Kherman in Tehsil Bahadurgarh and District Jhajjar , for which notification has been issued under Section 4 and 
published vide Haryana Government and Irrigation and Power Department, Notification No. 6664 /223 / 1- L , 
dated 4th August, 2005 . 


PART 1) 


HARYANA GOVT . GAZ ., NOV . 22, 2005 (AGHN . 1, 1927 SAKA) 


897 


It is hereby notified that the land in the locality specified below is required for the above purpose. 
This notification is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for the information 
of all to whom it may concerni. 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana is hereby authorised the 
officers/officials of Public Works Haryana Irrigation Department for the time being engaged in the undertaking 
along with their servants, workmen etc. to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required 
o be permitted by the section . 


Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land is required for said work which is of very 
urgent importance within the main time of clause (c ) of Sub -section (2 ) of the Act and whereas the Governor of 
Haryana is of the opinion that the provision of Sub - section (2 ) of the said section are thus applicable. It is hereby 
directed under Sub - section (4 ) of the said Section 17 of the said Act that provision of Section 5 - A of the said Act shall 
not apply in regard to this acquisition . 


Plan of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Collector 
(I. B.), Jhajjar and Executive Engineer, Sampla , Water Services Division ,Rohtak . 


Specifications 


Sr. No. District 


Tehsil 


Nameof 
Village 


Hadbast 
Number 


Area in 
Acres 


Rectangle No./Killa No. and 
Direction 


2 


3 


4 . 


5 


6 


7 


A strip of land measuring 6300 in 
the length and varying width generally 
laying in the direction from West to 
East . 


1 . 


B /Garh 


Mahndipur 


50 


0.09 


31 


1/1 , 1/2 , 2/2 , 2/1 


Jhajjar 
Jhajjar 


2 . 


B /Garh 


Silothi 


54 


3.08 


44 


45 


1 , 2 , 3/1, 3/2 , 4 , 5 , 9 , 10 , 11 


46 


17 , 13, 14/1, 14/2 , 15 , 18 , 19 , 
20 


47 16 , 17 , 21, 22, 23 , 24 


48 


25 


50 2,3,4,5 


51 


1 , 2 , 3 , 4/1, 4 / 2,5 


52. 1 


3 . 


Jhajjar 


B /Garh 


Kherman 


55 


0.17 


68 


1/1, 2 


G.M.No. 175 


Total : 3.34 Acres 


By Order of Governor of Haryana . 


P. L. MITTAL , 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Rohtak: 


898 


HARYANA GOVT : GAZ ., NOV . 22 , 2005 ( AGHN. 1, 1927 SAKA) 


[ PART I 


3rn.... 


: 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 21 अक्तूबर , 2005 


- 


क्रमांक 9187/223/ 1- L.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि नीचे निर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा , सार्वजनिक प्रयोजन , 
नाम माण्डोठी-डाबौदा लिंक ड्रेन की बढ़ोतरी जो कि बुर्जी नं ० 11266 से 22065 तक होनी है और जो कि गांव महेन्दीपुर , सिलोठी व 
माण्डोठी से जिसकी तहसील बहादुरगढ, जिला झज्जर से गुजरती है के निर्माण के लिए जरुरत है यह एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे 
विशिष्टि में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । जिसकी अधिसूचना सैक्शन 4 के अन्तर्गत हरियाणा सरकार ,सिंचाई 
विभाग, अधिसूचना संख्या 6672/ 223 /1 - एल , दिनांक 4 अगस्त , 2005 के अन्तर्गत जारी की जा चुकी है । 

इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित स्थान की भूमि को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए अर्जित किए जाने की संभावना है । 
यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के तहत सभी संबंधित की जानकारी के लिए की जाती है । 

उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , इस उपक्रम में इस समय लगे लोक निर्माण विभाग , 
सिंचाईविभाग, हरियाणा के अधिकारियों को इनके नौकरों और कामगारों सहित इस स्थान की भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस 
धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी कार्य करने के लिए इसके द्वारा अधिकृत करते हैं । 

आगे, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल सन्तुष्ट हैं कि उद्त कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है, जो उक्त अधिनियम की उपधारा सी 
के खण्ड 2 के औसत समय के भीतर तत्कालिक महत्व का है और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा की उपधारा 2 
के 

अनुबन्ध इस प्रकार लागू होते हैं । इसके द्वारा उक्त अधिनियम की उक्त धारा 17 की उपधारा 4 के तहत निर्देश दिया जाता है कि उक्त 
" अधिनियम की धारा 5- ए के उपबन्ध इस अर्जन के संबंध में लागू नहीं होते । 

भूमि के नक्शे को जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, झज्जर तथा कार्यकारी अभियन्ता, सांपला जल सेवाएं मंडल , 
रोहतक के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विशिष्टियां .. 


क्र ० सं० जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्र 


मुरब्बा / किला नं ० व दिशा 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


10 


6 


7 


एक भूमि की पट्टी जोकि 10799 फुट लम्बाई 
व चौड़ाई में परिवर्तनीय है और सामान्य रूप से 
पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण दिशा में 
स्थित है । 


1 . 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


महेन्दीपुर 


50 


0.31 


30 


9/2 , 12/1/1 , 12 / 1 / 2,19 / 2 / 1 / 1 , 
19/2/1/2, 19/2/2, 22/1 


31 


2/1 , 2/2 , 1/1 , 1/2 


2 . 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


सिलौठी 


54 


2.11 


16 


7 , 14, 17, 24, 25/1 


19 


4 , 5/1, 6/2, 15/1, 16/3, 16/4, 
25/1 


30 5 , 6/1, 15 


31 


1 , 10/2 , 11/1, 20/3, 21/1 , 21/2 


32 


1/1 , 10/2 , 11 , 19/2, 20/1 , 20/2 , 
21, 22/1 


G.M. No.26 


43 


2/1 , 2/2 , 9, 12 


PART 1] 


HARYANA GOVT. GAZ ., NOV. 22 , 2005 (AGIIN . 1, 1927 SAKA ) 


899 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


3 . 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


माण्डोठी 


53 


3.80 


851, 852, 854, 855 , 856; 858 , 
859, 860 , 865 , 866 , 870 , 871, 
872 , 945 , 946 , 947, 948 , 949, 
943, 914 , 915 , 916 , 917 , 919 , 
920 , 921 


G.M. No. 907 


a : 6.22 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार | 


( rol.)..., 


अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , रोहतक । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 21st October , 2005 


No. 9187 /223 /1 - L .-- Whereas , it appears to the Governor of Haryana , that land specified below 
needed by the Government at the Government expenses, for a public purpose , namely , for constructing Extensic 
of Mandothi- Daboda Link Drain from RD 11266-22065 in Village Mahndipur, Silothi and Mandothi in Tehs 
Bahadurgarh and District Jhajjar, for which notification hasbeen issued under Section 4 and published vide Haryar 
Government and Irrigation and Power Department, Notification No. 6672/223/1 -L , dated 4th August, 2005 . 


It is hereby notified that the land in the locality specified below is required for the above purpos 
This notification is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for the informatic 
of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana is hereby authorised t 
officers/officials of Public Works Haryana Irrigation Department for the time being engaged in the undertakii 
alongwith their servants workmen etc. to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts requir 
to be permitted by the section . 


Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land is required for said work which is of ve 
urgent importance within the main time of clause (c ) of Sub -section (2 ) of the Act and whereas the Governor 
Haryana is of the opinion that the provision of Sub -section (2) of the said section are thus applicable . It is here 
directed under Süb -section (4 ) of the said Section 17 of the said Act thatprovision of Section 5 - A of the said Act shall 
not apply in regard of this acquisition . 


Plan of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector 
( I. B.), Jhajjar and Executive Engineer, Sampla Water Services Division , Rohtak . 


900 


HARYANA GOVT. GAZ., NOV . 22 , 2005 (AGHN . 1, 1927 SAKA ) 


[PART I 


Specifications 


Sr.No. District 


Tehsil 


Name of 
Village 


Hadbast 
Number 


Area in 
Acres 


Rectangle No./Killa No. and 
Direction 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land measuring 10799 in 
the length and varying width generally 
laying in the direction from West to 
East and North to South . 


1 . 


Jhajjar 


B /Garh 


Mahndipur 


50 


0.31 


30 9/2 , 12/1/1 , 12/1/2 , 19/2/1/1 , 

19/2/1/2 , 19/2/2 , 22/1 
31 2/1 , 2/2 , 1/1 , 1/2 
16 7 , 14 , 17 , 24 , 25/1 
19 4 , 5/1, 6/2 , 15/1 , 16/3 , 16/4 , 

25/1 


2 . 


Jhajjar 


B /Garh 


Silothi 


54 


2.11 


30 


5 , 6/1, 15 


31 


1, 10/2 , 11/1 , 20/3 , 21/1 , 21/2 


32 


1/1, 10/2 , 11 , 19/2 , 2011 , 20/2 , 
21, 22/1 


G.M.No. 26 


43 


3 . 


Jhajjar 


B /Garh 


Mandothi 


53 


3.80 


2/1, 2/2 , 9 , 12 
851, 852 , 854, 855 , 856 , 858 , 
859, 860 , 865, 866 , 870 , 871, 
872 , 945 , 946 , 947 , 948, 949 , 
943, 914 , 915 , 916 , 917 , 919 , 
920 , 921 


G.M.No. 907 


Total : 6.22 Acres 


By Order of Governor of Haryana. 


P. L. MITTAL , 
Superintending Engineer , 
Yamuna Water Services Circle, Rohtak . 


EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT 


CORRIGENDUM 


T. 


The 11th November, 2005 
No. 2571 -ET 1-2005/16908 - A.- In Haryana Government, Excise and Taxation Department notification No. 
2335 -ET1-2005/ 13527 , dated 8th September , 2005 ,Roll Number 535, Shri Suresh Kumar, Taxation Inspector may be 
read as “ Pass " in column 7 in the paper of Book Keeping . 


Chandigarh : 
The 18th October, 2005 


RAJAN GUPTA , 
Special Secretary to Government Haryana , 

Excise and Taxation Department. 


39927 - C.S. - H.G.P ., Chd . 


